रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 14 , 2018 / कार्तिक 23 , 1940 
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 14 , 2018 /KARTIKA 23 , 1940 


सं . 4507 ] 
No . 4507 ] 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 12 नवम्बर , 2018 


का . आ . 5724 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 20क की उप - धारा (1 ) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड ( ii ), 
तारीख 27 अप्रैल, 2018 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड ) की अधिसूचना संख्यांक का . आ . 1781 ( अ ), तारीख 
25 अप्रैल, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि को गुजरात राज्य के सूरत जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन , अनुरक्षण , 
प्रबंध, और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप - धारा ( 4) के अधीन दैनिक पत्रों, अर्थात्, " द् 
इंडियन एक्स्प्रेस " और " गुजरात मित्र तथा गुजरात दर्पण " में तारीख 12 मई , 2018 को प्रकाशित किया गया था ; 


और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया है ; 


और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
सौंप दी है; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम , 1989 की धारा 20 ङ 
की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह धोषणा करती है कि इससे उपाबद्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी; 


और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर अनन्य रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित जाएगी । 


6668 GI/2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


अनुसूची 


गुजरात राज्य के सूरत जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् , वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि 

का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण । 


जिले का नाम - सूरत 


भूमि 


क्रम 
संख्या 


तालुका 
का नाम 


ग्राम का 
नाम 


सर्वेक्षण संख्या / 
ब्लॉक संख्या 


भूमि स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम 


का 
प्रकार 


भूमि की 
प्रकृति 


हैक्टयर मे 
क्षेत्रफल 


( 1 ) 


( 2 ) 


। 


( 3 ) 


| 


( 4 ) 


( ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


संपत्ती कार्ड नंबर 


निजी 


बिनखेती 


0 .001415 


निझामुद्दीन अहमद शेख 
मेहबुबअली निझामुद्दीन शेख 
मुश्ताकअली निझामुद्दीन शेख 
मन्सूरअली निझामुद्दीन शेख 


2185 


संपत्ती कार्ड नंबर 
2176 / 1 / 43 


निजी 


बिनखेती 


0.002905 


अहमद मोहम्मद काजी 


संपत्ती कार्ड नंबर 
2176 / 1 / 44 


निजी 


बिनखेती 


0.003058 


| अहमद मोहम्मद काजी 


संपत्ती कार्ड नंबर 
2176 / 1 / 45 


निजी 


बिनखेती 


0.002948 


अहमद मोहम्मद काजी 


संपत्ती कार्ड नंबर 
2176 / 1 / 46 


निजी 


बिनखेती 


0.002836 | अहमद मोहम्मद 


काजी 


संपत्ती कार्ड नंबर 
2176 / 1 / 47 


निजी 


बिनखेती 


0.002781 - अहमद मोहम्मद काजी 


संपत्ती कार्ड नंबर । 
2176 / 1 / 48 


निजी 


बिनखेती 


0. 002502 


- अहमद मोहम्मद काजी 


कोसंबा 


मांगरोल 


संपत्ती कार्ड नंबर 
2176 / 1 / 49 


निजी 


बिनखेती 


0. 002441 


अहमद मोहम्मद काजी 


संपत्ती कार्ड नंबर 
2176 / 1 / 50 


निजी 


बिनखेती 


0. 002330 


अहमद मोहम्मद काजी 


संपत्ती कार्ड नंबर 
2176 / 1 / 51 


निजी 


बिनखेती 


0 .002222 


अहमद मोहम्मद काजी 


संपत्ती कार्ड नंबर 
2176 / 1 / 52 


निजी 


बिनखेती 


0. 002111 


| अहमद मोहम्मद काजी 


संपत्ती कार्ड नंबर 

2176 / 1 / पी 


निजी 


बिनखेती 


0.020150 


अहमद मोहम्मद काजी 
मोहम्मद इब्राहिम काजी 


संपत्ती कार्ड नंबर 
2176 / 1 / 1 


निजी 


बिनखेती 


0 .000600 


| अहमद मोहम्मद काजी 


संपत्ती कार्ड नंबर 

2176 / 1 / 2 


निजी 


बिनखेती 


0 . 000650 


अहमद मोहम्मद काजी 


संपत्ती कार्ड नंबर 

2176 / 1 / 3 


निजी 


बिनखेती 


0.000975 


इकबालभाई हनीफभाई कंकू 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


संपत्ती कार्ड नंबर 

2176 / 1 / 4 


निजी 


बिनखेती 


0. 001625 


फरिदा युसुफ जडवत 


संपत्ती कार्ड नंबर 
2176 / 1 / 5 


निजी 


बिनखेती 


0.002112 | अहमद मोहम्मद काजी 


संपत्ती कार्ड नंबर 

2176 / 2 


निजी 


बिनखेती 


0.054862 


0 . 054862 


विलासबन रनवीर पाच्छीगर 


संपत्ती कार्ड नंबर 

2188 


निजी 


बिनखेती 


0.008415 | नुतनबन महेशभाई पटेल 


कीम 
कठोदरा 


संपत्ती कार्ड नंबर 

6420 


निजी 


बिनखेती 


0 .014637 


कीम मसजिद मुसाफरखान उर्फ कुवाडिया 
वकाफना युसुफ दामजी पटल म.व. गुलाम 
मोहम्मद युसुफ 


ओलपाड 


कुडसद 


818 / 1 


निजी 


बिनखेती 


0.0086 


रणछोडभाई दुलाभाई 


[ फा. सं. 2013 / एलएमएल / II / 12 / 8 / डब्ल्यू सी / 978 ] 

अचल जैन , कार्यकारी निदेशक ( भूमि और सुविधाएं -1 ) 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th November, 2018 


S .O . 5724 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India , in the Ministry of Railways (Railway 
Board ), number, S .O . 1781 ( E ), dated the 25th April, 2018 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3, Sub - Section (ii ), dated the 27th April, 2018 (hereinafter referred to as the said notification ) under sub - section 
( 1) of section 20A of the Railways Act , 1989 ( 24 of 1989 ) ( hereinafter referred to as the said Act), the Central 
Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for 
execution , maintenance, management and operation of Special Railway Project namely , Western Dedicated Freight 
Corridor in the district of Surat, in the State of Gujarat ; 


And whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspapers namely the “ The 
Indian Express” and Gujarat Mitra and Gujarat Darpan , dated the 12th May, 2018 under sub -section (4 ) of section 20A 
of the said Act ; 


And whereas, no objection was received by the Competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of section 20E of the said Act the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3 (ii )] 
Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby declares that the 
land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further in pursuance of sub - section (2) of section 20E of the said Act the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the schedule annexed hereto 
shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the Special Railway Project namely , 

Western Dedicated Freight Corridor, in the district Surat, in the State ofGujarat. 
Name of the District: Surat 


SerialNumber 


Name of 

the 
Taluka 

(2 ) 


Name of 
the Village 

(3 ) 


Survey 
Number / Block 

Number 


Type 

of 
Land 
(5 ) 


Nature of 

Land 


| Area in 

Hectares 


(1) 


(6 ) 


(7 ) 


Name of the land 

owner / 
interested persons 

(8 ) 
Nizamudin Ahmed 
Sekh Mahebubali 
Nizamudin Sekh 
Mustaqali 
Nizamudin Sekh 
Mansurali 
Nizamudin Sekh . 
Ahmed Mohammad 
Kaji. 


Property Card 

No.2185 


Private 


Non 
Agriculture 


0 . 001415 


Property Card 
No .2176 / 1 /43 


Private 


Non 
Agriculture 


0 .002905 


ce 


Property Card 
No. 2176 / 1 /44 


Private 


Non 
Agriculture 


0 . 003058 


Ahmed Mohammad 
Kaji. 


Property Card 
No. 2176 / 1/45 


Private 


0.002948 


Ahmed Mohammad 
Kaji. 


Non 
Agriculture 

Non 
Agriculture 


Property Card 
No. 2176 / 1 /46 


Private 


0 . 002836 


Ahmed Mohammad 
Kaji. 


Mangrol 


Kosamba 


Property Card 
No . 2176 / 1 /47 


Private 


0 .002781 


Ahmed Mohammad 
Kaji. 


Non 
Agriculture 

Non 
Agriculture 


Property Card 
No . 2176 / 1 /48 


Private 


0 .002502 


Ahmed Mohammad 
Kaji. 


Property Card 
No. 2176 / 1/ 49 


Private 


Ahmed Mohammad 


Non 
Agriculture 


0 .002441 


Kaji. 


Property Card 
No. 2176 / 1 /50 


Private 


Non 
Agriculture 


0 .002330 


Ahmed Mohammad 
Kaji. 


Non 


Property Card 
No . 2176 / 1 /51 


Private 


0.002222 


Ahmed Mohammad 
Kaji. 


Agriculture 


Property Card 
No . 2176 / 1 /52 


Private 


Non 
Agriculture 


0 .002111 


Ahmed Mohammad 
Kaji . 
Ahmed Mohammad 
Kaji Mohammad 
Ibrahim Kaji. 


Property Card 
No.2176 / 1 /P 


Private 


Non 
Agriculture 


0 .020150 


[ 911 II - 205 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Non 


Property Card 
No. 2176 / 1/ 1 


Private 


0 .000600 


Ahmed Mohammad 
Kaji. 


Agriculture 


Property Card 
No . 2176 / 1 /2 


Private 


Non 
Agriculture 


0.000650 


Ahmed Mohammad 
Kaji. 


Property Card 
No. 2176 / 1/ 3 


Private 


Non 
Agriculture 


0 .000975 


Iqbalbhai 
Haneefbhai Kanku. 


Property Card 
No. 2176 / 1 /4 


Private 


Non 
Agriculture 


0.001625 


Farida Yusuf 
Jadvat . 


Property Card 
No. 2176 / 1/5 


Private 


Non 
Agriculture 


0 .002112 


Ahmed Mohammad 
Kaji . 


Property Card 
No. 2176 /2 


Private 


Non 
Agriculture 


0 .054862 


Vilasben Ranvir 
Pacchigar. 


Property Card 

No. 2188 


Private 


Non 
Agriculture 


0 .008415 


Nutanben 
Maheshbhai Patel. 


| 


Kim- 
Kathodara 


Property Card 

No .6420 


Private 


Non 
Agriculture 


0 .014637 


Olpad 


Kim Masjid 
Musafar Khanu urf 
Kuvadiya Vakaf na 
Yusuf Damji Patel 
m .v . Gulam 
Mahmad Yusuf. 
Ranchodbhai 
Dhulabhai. 


Kudsad 


818/ 1 


Private 


Non 
Agriculture 


0 .0086 


[F . No.2013 /LML/II/ 12 /8 /WC/ 978 ] 
ACHAL JAIN , Executive Director (Land and Amenities -1 ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 

MANOJ 

Digitally signed by 
KUMAR 
VERMA 21:39:51 + 05 30 


MANOJ KUMAR VERMA 
Date : 2018 .11. 19 


